निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 वैशाख 1932 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 29 अप्रील 2010 


( सं0 पटना 300 ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


__ अधिसूचना 

29 अप्रील 2010 
सं0 1 / जनग० (स्था० - 7 / 10 ) - 32 — भारत का राजपत्र, असाधारण भाग - II खण्ड - 3 उप - खण्ड (ii ) 
दिनांक 16 मार्च, 2010 में प्रकाशित भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय गृह मंत्रालय, नई दिल्ली का० आ० 
596 ( अ ), दिनांक 15 मार्च, 2010 द्वारा नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) 
नियमावली 2003 के नियम - 3 के साथ पठित नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा - 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लिया गया है । 

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा निर्गत का० आ० - 596 ( अ ), 
दिनांक 15 मार्च, 2010 के आलोक में बिहार राज्य में स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में सामान्य तौर पर रहने 
वाले सभी व्यक्तियों के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए क्षेत्र के कार्य को राज्य के लिए निर्धारित तिथि 15 मई , 
2010 से 28 जून , 2010 की अवधि में किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट, 
प्रधान सचिव - सह 
राज्य समन्वयक , जनगणना । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 300 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


